रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


LAD 


-: 


RU 


MYE 


ETS 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , नवम्बर 29 , 2016 / अग्रहायण 8 , 1938 
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 29 , 2016 /AGRAHAYANA 8 , 1938 


सं . 821 ] 
No. 821 ] 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग) 


( केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 29 नवम्बर, 2016 

सं . 142/ 2016-सीमा - शुल्क (गै.टे. ) 
सा . का . नि . 1099( अ). - सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्द्वारा , कूरियर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स (क्लियरेंस ) रेग्यूलेशन्स , 
1998 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा : 
1. (1) इन विनियमों को कूरियर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स(क्लियरेंस) संशोधन रेग्यूलेशन्स , 2016 कहा जाएगा । 

( 2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे । 
2. कूरियर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स (क्लियरेंस) रेग्यूलेशन्स , 1998 ( एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त विनियम कहा गया है), में 
विनियम 6 के उप-नियम ( 1) में शब्द, कोष्ठक और अक्षर “फार्म कूरियर शिपिंग बिल -II ( सीएसबी - II) ", के बाद “ कूरियर 
शिपिंग बिल सीएसबी - V शब्द और अक्षर अंत :स्थापित किए जाएंगे । 
3. उक्त विनियमावली में , विनियम 6 के उप-विनियम ( 3) में शब्द , कोष्ठक और अक्षर “ फार्म कूरियर शिपिंग बिल - II 
( सीएसबी -II) ", के बाद “ कूरियर शिपिंग बिल सीएसबी- V शब्द और अक्षर अंत :स्थापित किए जाएंगे । 
4 . उक्त विनियमावली में , विनियम 6 के उप -विनियम (3) के पश्चात , परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक को 
प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : 


5495 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i) ] 


“बशर्ते कि विदेश व्यापार नीति , ( 2015- 20 ) के परिशिष्ट 3ग में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के मामले में , ऐसी प्रविष्टि को कूरियर 
शिपिंग बिल सीएसबी - V फार्म में दर्ज किया जाएगा। " 

[ फा . सं. 450/4/2013- सीमा शुल्क- IV ] 

जुबैर रियाज, निदेशक , सीमाशुल्क 
नोट : प्रधान विनियमावली को अधिसूचना सं. 87/ 98-सीमा शुल्क ( गै.टे.), दिनांक 09 नवम्बर, 1998 के तहत प्रकाशित 
किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 74/ 2013, दिनांक 12.07. 2013 के द्वारा संशोधन किया गया है। 


फॉर्म कूरियर शिपिंग बिल - v 

( देखें विनियम 6) 


( क ) 


( 4 ) 


__ ( 6 ) 


एयरलाइन का नाम तथा फ्लाइट नं . 


। (1) 
प्राधिकृत 
कूरियर का 
नाम तथा 
पता 


सीमा शुल्क लदान बिल नं . तथा तिथि 


( 2) । (3) 
सीमा | कूरियर पंजीकरण सं . 
शुल्क 
स्टेशन 
का 


माल लदान का 
बंदरगाह 


नाम 


( 1) | 2 ) 


( 6 ) 


___ (7 ) 


| ( 8 ) 


( 10 ) 


(11) 


12 ) 


। (13) 


( 5 ) 


बीजक मूल्य 


कूरियर पैकेजों | घोषित 

की सं . वजन 


| गंतव्य प्रेषक/ 

निर्यातक 
का नाम 
तथा पता 


निर्यातक | बिल के | निर्यातक के इनवाइस के अनुसार | 

निबंधन | वस्तुओं का विवरण 
आईईसी 


का 


डब्ल्यू 
बी सं . 


प्रेषिती क्या क्या 
का निर्यातक एमई 
नाम व ई - कॉमर्स आई एस 
पता प्रयोग करता स्कीम के 
है हां/ नहीं | अंतर्गत है 

या नहीं 
हां / नहीं 


क्र . सं . विवरण 


मात्रा एच एस | मुद्रा 

कोड 


भारतीय 
रूपये 


घोषणा : 


मैं / हम एतद्द्वारा घोषणा करता/ करते हूं/ हैं कि ऊपर दिए गए निर्यातक ने हमें कूरियर एयरवे बिल के अंतर्गत शिपमेंट की बुकिंग करने तथा उपर्युक्त उल्लिखित 
वस्तुओं की निकासी तथा निर्यात हेतु एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया है। 
मैं / हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/ करते हैं कि निर्यातक की घोषणा के आधार पर , मैं / हम उपर्युक्त सीएसबी-v का पालन करता हूं/ करते हैं । 


एलईटी निर्यात सीमाशुल्क अधिकारी 

(नाम एवं पदनाम , मुहर सहित ) 


प्राधिकृत कूरियर की मुहर सहित 
प्राधिकृत कूरियर के प्राधिकृत 
व्यक्ति के हस्ताक्षर 


[ ATT II - 005 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue ) 
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 29th November , 2016 

No. 142 /2016 -Customs (N . T .) 
G .S . R . 1099 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 157 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), 
the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following regulations, further to amend the Courier Imports 
and Exports (Clearance ) Regulations, 1998 , namely: 


1. 


(1 ) These regulations may be called the Courier Imports and Exports (Clearance ) Amendment Regulations, 2016 . 


( 2) 


They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


2 . In the Courier Imports and Exports (Clearance ) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as the said 
regulations), in the sub-regulation ( 1) of regulation 6 , after the words, brackets and letters “ Form Courier Shipping Bill- II 
(CSB - II)” , the words and letters “Courier Shipping Bill CSB - V ,” shall be inserted . 


3 . In the said regulations , in the sub - regulation (3 ) of regulation 6 , after the words, brackets and letters " Form 
Courier Shipping Bill -II (CSB - II), the words and letters " Courier Shipping Bill CSB - V ” shall be inserted . 


4 . In the said regulations, after the sub -regulation (3 ) of regulation 6 , for the proviso , the following proviso shall be 
substituted , namely: 


“ Provided that for the goods specified in Appendix 3C of the Foreign Trade Policy (2015 - 20 ), such entry shall be made 
in the Form Courier Shipping Bill CSB - V .” . 


[ F . No . 450 /4 /2013 -Cus - IV ] 


ZUBAIR RIAZ , Director (Customs) 


Note : The Principal regulations were published vide notification number 87 /98 -Cus (N . T .), dated the 9th November, 1998 
and last amended vide number 74 /2013 and dated the 12 .07 . 2013. 


FORM COURIER SHIPPING BILL - V 

(See regulation 6 ) 


(3 ) 
Courier Registration 
No . 


aistration 


(6 ) 


Port of 


(4 ) 
Port of 
loading 


(5 ) 
Airline Name & Flight Number 


( 1) (2 ) 
Name and Name 
Address of of 
the 

Custom 
Authorized | station 
Courier 


Airline Name & Flight Number 


Customs Shipping Bill Number 
and Date 


(1) (2 ) (2 ) 
S . Courier No. of 
No. AWB packages 


(4 ) (5 ) 

(6 ) (7) (8 ) 

(9 ) 
Declared Destination Consigner/Exporter IEC No. of Terms of Description of goods as per Exporter 
Weight 

Name and 

the 

InvoiceInvoice 
Address 

Exporter 


No. 


( 10 ) L (11) 

(12) (13 ) 
Invoice Value ( FOB ) Consignee s Whether 

Name and export using Whether 
Address e - commerce under 
Yes/No MEIS 

scheme 

Y /N 
Currency INR 
Code 


S.No. 


S .No. 


Description 


Description 


Qty 


HS 


HS 


Currency INR 


THE GAZETTE OF INDIA:EXTRAORDINARY 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


PART II–Sec.30) 


Declaration : 

I/We hereby declare that the Exporter mentioned above has authorized us for booking the shipment under the Courier 

Airway bill and act as an agent for clearance and export of the goods described above . 
(ii) I/We hereby declare that on the basis of declaration of the exporter, I/We abide by the declaration in CSB - V , above . 
Signature of the Authorized person of the Authorized 

Let Export Officer of Customs 
Courier with stamp of Authorized Courier 

( Stamp with Name and designation ) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

Digitally signed by 
ALOK KUMAR 
Date: 2016 .11. 30 
19 :34 :30 + 05 30 


ALOK 
KUMAR 


